PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 10, 1976 (SRVN. 19, 1898 SAKA) 


1247 


क्रमांक 1056-1-1-76/ 23353. - पूर्थी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उममें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौपे गये 
अधिकारों का प्रयोग से हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती राम देवी , विधवा श्री गंगा विशन , गांव मंवार, तहसीत्र 
जगाधरी , जिला अम्बाला को रखी , 1973 मे 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर मनद में दी गई शर्तों के अनसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमाक 109 7-ज ( I) -16,23364.--पूर्वी पंजाय युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में अाज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती राज कोर, विधवा श्री शयोदान सिंह, गांव पातुकास , तहसील सदरी,जिला 
मित्रानो को खरोक, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तया खरीफ़ 1980 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध 
जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1287-ज ( I) -" 6/ 23368.-पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
प्रपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) (1 ) तथा 3(1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सोहन लाल , पुत्र 

श्री सोहन लाल , पुन भी हर सहाय , गाँव मालड़ा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ 
को खरीफ़ , 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युट जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 

क्रमांक 1 2 5 7-ज (I ) -76/23372.---- श्री जगन नाथ , पुन श्री करम चन्द , अम्बाला छावनी, तहसील व जिला 
अम्बाला को दिनांक 3 दिसम्बर, 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) (1 ए ) तथा 
3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री जगन नाथ को मडिलग़ 150 रुपये वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 19998- जे.एन.-III -66/21322 , दिनांक 20 अक्तूबर 1966 
तथा अधिसूचना क्रमांक 5011 -पार-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी , 
अब उसकी विधवा श्रीमती गकुन्नला देवी के नाम खरीफ़ , 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मनद में दी गई शर्तों के 
अन्तर्गत तबदीन की जाती है 

दिनांक 30 जुलाई/ 2 अगस्त , 1976 
क्रमांक 1258 - ज -1-76 / 23313. - श्री अजीत सिंह, पुत्र श्री मिहंत सिंह, माडल टाउन , अम्बाला शहर, तहसील व जिला 
अम्बाला को दिन 24 सितम्बर , 1975 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल,पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 
3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री अजीत सिंह को मन्लिग 150 रुपये वार्षिक की 
जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16426 - ज . एन .- 3-66/ 18875, दिनांक 3 सितम्बर, 1966 तथा अधिसूचना 
क्रमांक 5041 - आर-III - 70/ 2950 5, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती हरबंम कौर के 
नाम रबी, 1976 से 150 पये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


दिनांक 4 अगस्त , 1976 


क्रमांक 121 4 --ज-II - 76/ 23757- श्री श्योनाथ सिंह, पुत्र श्री राम रत्न , गांव पिलाना , तहसील व जिला रोहतक को दिनांक 
28 मई, 1972 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ) तया 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों को 
प्रयोग करते हुए महषं आदेश देते हैं , कि श्री श्योनाथ सिंह को मब्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधि 
मूचना क्रमांक 4567 -जे. सी.- 55 /2316,दिनांक 16 जुलाई, 1956 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति सुनहरी के नाम 
खरीफ़, 1972 से 100 रुपये वापिक की दर मे मनद में दी गई शर्तों के अर्तगत तबदील की जाती है । 


- 


क्रमांक 1426 - ज ( II ) -7623761--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसने प्राण तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) 1 ( ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करने 
हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती निहाली, विधवा श्री भरत सिंह, गांव पाकसमा , तहनील वजिला रोहतक को रबी , 1969 से रबी , 1970 तक 
100 रुपये वार्षिक तया खरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद जागीर मनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


. 


